निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 पौष 1931 ( श ० ) 
पटना , शुक्रवार , 8 जनवरी 2010 


( सं o पटना 30 ) 


ऊर्जाविभाग 


अधिसूचना 

30 अक्तूबर 2009 
सं0 प्र -1 / रा0 - स्था0-11 / 2003-17 — श्री आर0 के 0 शर्मा, सदस्य ( संचरण), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, 
पटना, को अधिसूचना संख्या प्र -1 / रा0 - स्था0-11 / 2003-03 , दिनांक 30 जनवरी 2008 द्वारा दिनांक 01 फरवरी 
2008 से एक वर्ष के लिए एवं अधिसूचना संख्या प्र -1 / रा0 - स्था0-11 / 2003-01, दिनांक 02 फरवरी 2009 द्वारा 
दिनांक 1 फरवरी 2009 से छ: माह के लिए पुनः अधिसूचना संख्या प्र -1 / रा 0 - स्था0-11 / 2003-07 दिनांक 30 
जुलाई 2009 द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2009 से 31 अक्तूबर 2009 तक के लिए पुनर्नियुक्त किया गया था । उनकी 
पुनर्नियुक्ति की अवधि दिनांक 31 अक्तूबर 2009 को समाप्त हो रही है । श्री आर0 के 0 शर्मा, को पुनः सदस्य 
(संचरण) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना, के पद पर 1 नवम्बर 2009 से अगले तीन माह अथवा उक्त पद पर 
नियमित नियुक्ति, जो भी पहले हो , तक के लिए पुनर्नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शम्भु नाथ मिश्र, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 30-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


